PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 4, 1980 ( PHGN . 14 , 1901 SAKA ) 


315 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


- 


दिनांक 15 फरवरी , 1980 
क्रमांक 22 - ज ( I ) -80/6179..- श्री भाना राम , पुत्र श्री मुख राम , गांव माड़ी, तहसील दादरी, जिला 
भिवानी, की दिनांक 18 मार्च, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि इसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है पर उसमे अाज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि 
श्री भाना राम की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांका 189 4-ज(I)-78/ 

6 जनवरी, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अव उसकी विधवा श्रीमती मामकौर के नाम खरीफ़ , 1979 से 
1 50 रुपये वार्षिक की दर से तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789-जे ० (I) -79/44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 
1979 के अन्तर्गत रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 27 -ज ( I) -80/6183.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


715, दिनांक 


: 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले 


गांव व पता 


तहसील 


वार्षिक राशि 


का नाम 


फसल/ वर्ष जब 
से जागीर दी 
गई 


1 


2 


3 


. 


5 


6 


7 


रुपये 


1 महेन्द्रगढ़ 


कोलाना 


रिवाड़ी 


श्री माम चन्द , पुत्रं 
श्री सुखदेव 


150 


300 


2 


पुत्र 


कंवाली 


श्री रती राम , 
श्री सोहन लाल 


150 


300 


3 


करनवास 


" 


श्री राम किशन , पुत्र 
श्री तिरखा राम 


150 


300 


4 


श्री नन्द लाल , पुन 
श्री मंगतू र 


माजरा 
स्योराज 


150 


रवी , 1973 से 
खरफी , 1979 तक 
रवी , 1980 से 
रवी , 1977 से खरीफ , 
1979 तक 
रबी , 1980 से 
खरीफ, 1976 से खरीफ , 
1979 तक 
रबी , 1980 से 
रबी , 1973 से खरीफ , 
1979 तक 
रबी , 1980 से 
रबी , 1977 से खरीफ , 
1979 तक 
रबी , 1980 से 
रबी , 1973 से खरीफ़ , 
1979 तक 
रबी , 1980 से 
खरीफ , 1965 से रबी , 
1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से खरीफ , 
1979 तक . 
रवी , 1980 से 


300 


6 


श्रीमती नानबाई , विधवा 


आकोदा 


महेन्द्रगड़ 


श्री राम कुमार 


150 


300 


6 


" 


खोल 


रिबाड़ी 


श्री खैराती लाल , पुत्र 
श्री धना राम 


150 


300 


7 


श्री सेदु 


जैनाबाद 


श्री बुध राम , 

पुन 
राम 


100 


150 


300 


316 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 4 , 1980 ( PHGN. 14 , 1901 SAKA) 


[ PART I .. 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले 


गांव व 


तहसील 


फसल / वर्ष जब 
से जागीर दी 

गई 


वार्षिक राशि 


का नाम 


पता 


1 


1 


2 


3 


4 


4 


5 


6 


9 


" 


. 


1979 तक 


150 


8 महेन्द्रगढ़ श्री चिरंजी लाल , तुन 

टींट 

रिवाड़ ) रवी , 1973 से खरीफ , स्पय 
श्री भोला राम 

1979 तक 

150 
रबी , 1980 से 

300 
श्री कैलाश चन्द्र , पुत्र 

बूढ़वाल नारनौल रबी, 1973 से खरीफ़ , 
श्री भीखा राम 

रबी , 1980 से 

300 
दिनांक , 19 फरवरी, 1980 
क्रमांक 115-ज( I)-80/6386.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए)( 1) तथा ( 1) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम 
के सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले 

गांव व तहसील फ़सल वर्ष जब से वार्षिक राशि 

जागीर दी गई 


का नाम 


पता 


. 


ܚܕ 


21 


3 


4 


5 


6 


7 


. 


रुपये 


1 


अम्बाला 


बडी रसोर 


श्री बख्तावर सिंह, पुत्र 
श्री किशना 


नारायणगढ़ 


150 


300 


2 


श्री सरदार सिंह, पुत्र 
श्री सीला सिंह 


कोडवा खुर्द 


रबी , 1973 से 
खरीफ़ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 
खरीफ़ , 1975 से 
खरीफ , 1979 तक 
रबी , 1980, से 
खरीफ , 1976 
खरीफ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 


150 


300 


3 


" 


श्री भोला सिंह , पुत्र 
श्री लाल सिंह 


डुलियाना 


अम्बाला 


150 


300 


दिनांक 21 फरवरी , 1980 
क्रमांक 394-ज( II )-79/6855.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री ज्ञानी राम , पुत्र श्री थाना , गांव अहर, तहसील पानीपत, जिला करनाल , 
को रबी , 1973 से 150 रुपये वार्षिक तथा रवी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली पुद्ध जागीर सनद में दी गई 
शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 22 फरवरी, 1980 
क्रमांक 114-ज (I) -80 /7086.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार , अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जोगिन्द्र सिंह, पुत्र श्री अर्जन सिंह, गांव कोडवा खुर्द, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला , को 
खरीफ़ , 1976 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

रघु नाथ जोशी , 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


